निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 अग्रहायण 1932 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 1 दिसम्बर 2010 


( सं० पटना 772) 


संसदीय कार्य विभाग 


- - - 


- 


- - 


कार्यालय आदेश 

3 नवम्बर 2010 
सं0 का0आ0संख्या - सं0का0 - 2 / स्था0 - 05 / 2007 - 1793 — माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा रिट 
याचिका सं0 - 13456 / 2010 में पारित आदेश एवं दस दिनों के अन्दर उसका अनुपालन करने संबंधी आदेश के 
आलोक में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निदेश एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक - 10356 दिनांक 
29 अक्तूबर 2010 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की सहमति संसूचित करने के फलस्वरूप नियुक्ति पत्र निर्गत करने 
की कार्रवाई की गई । 

___ सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1198, दिनांक 26 मार्च 2010 के आलोक में विभाग के 
समूह घ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु नियोजनालय के माध्यम से आवेदन - पत्र आमंत्रित किये गये । 
नियोजनालयों के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2010 को विचार 
किया गया । विभागीय चयन समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्नांकित अभ्यर्थियों को समूह घ के पदों पर यथा दो 
सामान्य, एक पिछड़ा वर्ग एवं एक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों पर बैण्ड वेतन - 4400 - 7440, ग्रेड वेतन - 1300 
रुपये में सरकार द्वारा समय - समय पर देय अन्य भत्तों के साथ नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है । चयनित 
अभ्यर्थियों द्वारा विभाग में दिनांक 11 अगस्त 2010 को योगदान करने पश्चात् प्रमाण - पत्रों, हस्ताक्षर युक्त फोटो की 
जांच करने एवं सही पाए जाने पर समूह घ के पदों पर निम्न चयनित अभ्यर्थियों की निम्न शर्तों पर नियुक्ति की 
जाती है : 
क्रम नाम / पता जन्म -तिथि योग्यता - पंजीयन सं0 | पंजीयन | आरक्षण 

क्रमाक | कोटि 
श्री अमरेन्द्र कुमार, 
आत्मज श्री वशिष्ठ शर्मा, 

30 .04. 1980 इण्टर T -112 /07 1544 सामान्य 
द्वारा श्री टुनटुन शर्मा, 
दक्षिणी चांदमारी रोड़ 
आजाद नगर रोड़ नं0 - 1 
पो० - लोहियानगर, कंकड़बाग , 
पटना - 20 


सं० 


क्रम 
सं० 


आरक्षण 
कोटि 


सामान्य 


3. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 दिसम्बर 2010 
नाम / पता जन्म तिथि । योग्यता - पंजीयन सं० | पंजीयन 

क्रमांक 
श्री मनोज कुमार वर्मा, 
आत्मज श्री ध्रुव नारायण वर्मा 28. 10.1982 मैट्रिक | C -1315/10 | 2418 
अशोकनगर, रोड़ नं0 - 8 
कंकड़बाग, पटना - 20 
श्री ओमप्रकाश कुमार 
आत्मज श्री परमात्मा महाराज 05.01. 1988 

BC 

615 

3789/10 
B - 3/ 63 आफिसर्स फ्लैट , 
राजवंशीनगर, पटना 
श्री जाहिद हुसैन , 
आत्मज मो0 अली हुसैन 

11. 01 . 1975 अष्ट्म 

USB 

1545 
द्वारा श्री आर0एन0 सिंह, 

478 / 10 
31, हार्डिंग रोड़ पटना । 


मैट्रिक 


पिछड़ा 


द्वारा 


वर्ग 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


2. चयनित अभ्यर्थी एक सप्ताह के अन्दर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा के संबंध में शपथ - पत्र तथा 
स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी से चिकित्सा प्रमाण - पत्र समर्पित करेंगे । 

3. दिनांक 01 सितम्बर, 2005 से लागू पेंशन की नई स्कीम इन पर लागू होगी । 

___ 4. शैक्षणिक एवं जाति प्रमाण - पत्रों का सत्यापन संबंधित विद्यालयों / संस्थाओं एवं कार्यालयों से कराया 
जाएगा । किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी । 

5. नियुक्ति के बाद दो वर्षों तक इनकी परीक्ष्यमान अवधि रहेगी । परीक्ष्यमान अवधि सफलतापूर्वक पूरा 
करने पर तथा उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक पाये जाने पर ही इनकी सेवा सम्पुष्टि पर विचार किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी, 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 772- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


